रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


2210 


S4 


AR 


MER 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - खण्ड 4 


PART II — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 26 , 2017 / आश्विन 4 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 26 , 2017 /ASVINA 4 , 1939 


सं . 20] 
No. 20] 


रक्षा मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017 
का .नि . आ . 29( अ ). केन्द्रीय सरकार , छावनी निर्वाचन नियम , 2007 के नियम 3 के खंड ( घ ) और नियम 5 के 
उपनियम (3) के अनुसरण में का . नि . आ . 10 ( अ) तारीख 23 नवंबर, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग- II, 
खंड - 4 तारीख 23 नवंबर , 2007 में प्रकाशित भारत सरकार , रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती 
है , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , “ पचमढ़ी " से संबन्धित क्रम संख्या 20 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात : 

सारणी 
| क्रम छावनी का वार्डों की वार्ड संख्या वार्ड की सीमाएं 

अनुसूचित अनुसूचित 
संख्या | नाम कुल संख्या 

जातियों के लिए जनजातियों के 
आरक्षित वार्ड लिए आरक्षित 
संख्या 

वार्ड संख्या 
___ ( 2) (3) (4) 

( 6) (7 ) 
" 20 . | पचमढ़ी 

सीमा की अनुसूची 
इस वार्ड की सीमा पिपरिया रोड के 
दक्षिणी किनारे पर स्थित बाज़ार सीमा 
स्तंभ संख्या 11 से प्रारंभ होती है और 
पिपरिया रोड और जयप्रकाश रोड के 
जंक्शन तक जाती है । इस बिंदु से इस 
वार्ड की सीमा उत्तर पूर्वी दिशा में 
पिपरिया रोड के दक्षिणी किनारे के 
साथ -साथ यूरिनल के उत्तर- पूर्व कोने 
तक जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की 


( 1) 


__ (5) 


5858 GI/2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


सीमा दक्षिण दिशा की ओर जाती है 
और गांधी गंज रोड के उत्तरी किनारे 
पर सर्वेक्षण संख्या 93/ 191 के दक्षिण 
पश्चिमी कोने पर मिलती है। इस बिंदु से 
इस वार्ड की सीमा दक्षिण -पूर्वी दिशा में 
उस बिंदु तक जाती है जहां बाय लेन 
( बी . एल .) गांधीगंज रोड पर मिलती है 
( बाय लेन और गांधी गंज रोड के 
जंक्शन तक )। इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा बाय लेन ( बीएल ) के पश्चिमी 
किनारे के साथ-साथ दक्षिण - पूर्व दिशा 
की ओर उस बिन्दु तक जाती है जहां 
बाय लेन ( बीएल ) अरविंद रोड को 
प्रतिच्छेद करती है । इस बिंदु से इस 
वार्ड की सीमा अरविंद रोड को पार 
करते हुए अरविंद रोड के दक्षिणी 
किनारे के साथ - साथ दक्षिण- पश्चिम 
दिशा की ओर भगत सिंह रोड और 
अरविंद रोड के जंक्शन तक जाती है। 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा भगत 
सिंह रोड के पूर्वी किनारे के साथ- साथ 
जाती है और सर्वेक्षण संख्या 93/ 310 
के दक्षिण -पश्चिम कोने तक जाती है । 
इसके बाद , यह सर्वेक्षण संख्या 93/ 310 
के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ पूर्व 
दिशा में मुड़ जाती है और छावनी 
सीमा स्तंभ संख्या 14 पर मिलती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा बैनगंगा 
नाला के पश्चिमी किनारे के साथ- साथ 
दक्षिण - पश्चिम दिशा में पटेल रोड और 
पिपरिया रोड के जंक्शन तक जाती है 
जहां बैनगंगा नाला पिपरिया रोड को 
पार करता है । इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा पटेल रोड के दक्षिणी किनारे के 
साथ -साथ पूर्व दिशा में पटेल रोड और 
भगत सिंह रोड के जंक्शन तक जाती है । 
इसके बाद, यह भगतसिंह रोड के 
पश्चिमी किनारे के साथ - साथ उत्तर 
दिशा की ओर भगत सिंह रोड और 
अरविंद रोड जंक्शन तक जाती है। इस 
बिंदु से इस वार्ड की सीमा अरविंद रोड 
के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ दक्षिण 
पश्चिम दिशा में अरविंद रोड और जय 
प्रकाश रोड के जंक्शन तक जाती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
जयप्रकाश रोड के पूर्वी किनारे के साथ 
साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है और 
जय प्रकाश रोड और पिपरिया रोड के 
जंक्शन पर स्थित बाजार सीमा स्तंभ 
संख्या 11 पर मिलती है जो इस वार्ड 
का प्रारंभिक बिंदु है । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इस वार्ड की सीमा अरविंद रोड और 
पिपरिया रोड के जंक्शन से आरंभ 
होती है। इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
अरविंद रोड के दक्षिणी किनारे के साथ 
साथ पूर्व दिशा की ओर अरविंद रोड 
और जय प्रकाश रोड के जंक्शन तक 
जाती है। इस बिंदु से यह जय प्रकाश 
रोड को काटते हुए जय प्रकाश रोड के 
पूर्वी किनारे पर मिलती है। इस बिंदु से 
इस वार्ड की सीमा , जयप्रकाश रोड के 
पूर्वी किनारे के साथ - साथ दक्षिणी दिशा 
की ओर जाती है और बलदेव सिंह रोड 
और जय प्रकाश रोड के जंक्शन तक 
जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
दक्षिण दिशा में बलदेव सिंह रोड के 
पूर्वी किनारे के साथ - साथ पटेल रोड 
और बलदेव सिंह रोड के जंक्शन तक 
जाती है । इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
पटेल रोड के दक्षिणी किनारे के साथ 
साथ पश्चिम दिशा में पटेल रोड और 
पिपरिया रोड के जंक्शन तक जाती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
पिपरिया रोड के पूर्वी किनारे के साथ 
साथ उत्तर दिशा में अरविंद रोड और 
पिपरिया रोड के जंक्शन तक जाती है 
जो वार्ड संख्या 2 का प्रारंभिक बिंदु है। 
इस वार्ड की सीमा अरविंद रोड और 
जय प्रकाश रोड के जंक्शन से प्रारंभ 
होती है। इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
अरविंद रोड के दक्षिणी किनारे के साथ 
साथ पूर्व दिशा में भगत सिंह रोड और 
अरविंद रोड के जंक्शन तक जाती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
भगतसिंह रोड के पश्चिमी किनारे के 
साथ-साथ दक्षिण दिशा में भगत सिंह 
रोड और पटेल रोड के जंक्शन तक 
जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
पटेल रोड के दक्षिणी किनारे के साथ 
साथ पश्चिमी दिशा में पटेल रोड और 
बलदेव सिंह रोड के जंक्शन तक जाती 
है । इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
बलदेव सिंह रोड के पूर्वी किनारे के 
साथ -साथ उत्तर दिशा में अरविंद रोड 
और जय प्रकाश रोड के जंक्शन अर्थात 
इस वार्ड के प्रारंभिक बिंदु तक जाती है। 
इस वार्ड की सीमा बाज़ार सीमा स्तंभ 
संख्या 05 से प्रारंभ होती है । इस बिंदु 
से इस वार्ड की सीमा बाज़ार की सीमा 
के साथ - साथ उत्तर - पूर्व दिशा में बाजार 
के सीमा स्तंभ संख्या 06 तक जाती है । 
इसके बाद , इस वार्ड की सीमा गोपाल 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


गंज रोड के पूर्वी किनारे के साथ - साथ 
दक्षिण- पूर्व दिशा में पिपरिया रोड और 
गोपालगंज रोड के जंक्शन बिंदु तक 
जाती है। इसके बाद , यह पिपरिया रोड 
के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ उत्तर 
पूर्व दिशा में जय प्रकाश रोड और 
पिपरिया रोड के जंक्शन तक जाती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा जय 
प्रकाश रोड के पूर्वी किनारे के साथ 
साथ दक्षिण दिशा में जय प्रकाश रोड 
और अरविंद रोड के जंक्शन तक जाती 
है। जय प्रकाश रोड और अरविंद रोड के 
जंक्शन से इस वार्ड की सीमा अरविंद 
रोड के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में पिपरिया रोड 
और अरविंद रोड के जंक्शन तक जाती 
है । इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
पिपरिया रोड के पूर्वी किनारे के साथ 
साथ दक्षिण दिशा में उस बिन्दु तक 
जाती है जहां पिपरिया रोड बैनगंगा 
नाला पार करता है। इसके बाद , यह 
उत्तर पश्चिम दिशा में बैनगंगा नाला के 
पूर्वी किनारे के साथ -साथ उस बिन्दु 
तक जाती है जहां तिथवाल रोड 
बैनगंगा नाला पार करता है । इसके 
बाद , इस वार्ड की सीमा तिथवाल रोड 
के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ उत्तर 
पूर्व दिशा में तिथवाल रोड और पुलिस 
स्टेशन रोड के जंक्शन तक जाती है । इस 
बिंदु से इस वार्ड की सीमा पुलिस 
स्टेशन रोड के पूर्वी किनारे के साथ 
साथ उत्तर - पश्चिम दिशा में बर्की कंपनी 
के दक्षिण -पूर्वी कोने तक जाती है। इसके 
बाद , यह उत्तर पूर्व दिशा में बाजार 
सीमा स्तंभ संख्या 04 तक जाती है । 
इस बिंदु से , इस वार्ड की सीमा बाज़ार 
सीमा के साथ -साथ उत्तर - पूर्व दिशा में 
बाज़ार सीमा स्तंभ संख्या 05 तक 
जाती है जो इस वार्ड की सीमा का 
प्रारंभिक बिंदु है । 
इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा स्तंभ | अनुसूचित 
संख्या 2 से आरंभ होती है। इस बिंदु से जातियों के लिए 
इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा के आरक्षित 
साथ -साथ पूर्वी दिशा में छावनी सीमा 
स्तम्भ संख्या 3 तक जाती है और इस 
बिंदु से इस वार्ड की सीमा छोटी अम्बा 
माई मंदिर सर्वेक्षण संख्या 93/106 के 
पूर्वी किनारे से गुजरते हुए दक्षिणी 
दिशा में पिपरिया रोड़ और चुसूल रोड 
के जंक्शन तक जाती है । इसके बाद यह 
पिपरिया रोड के उत्तरी किनारे के 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


साथ-साथ पश्चिम -दक्षिण दिशा में स्कूल 
रोड और पिपरिया रोड के जंक्शन तक 
जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
स्कूल रोड के पूर्वी किनारे के साथ -साथ 
दक्षिण -पूर्व दिशा में बाजार सीमा स्तंभ 
संख्या 12 तक जाती है। इसके बाद यह 
छावनी बाज़ार सीमा के साथ - साथ 
दक्षिण पश्चिमी दिशा में उस बिंदु तक 
जाती है जहां छावनी सीमा , बाजार 
सीमा स्तंभ संख्या 13 से गुजरते हुए 
अरविंद रोड के उत्तरी किनारे को छूती 
है । इसके बाद इस वार्ड की सीमा 
अरविंद रोड के उत्तरी किनारे के साथ 
साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा में मकान 
सर्वेक्षण संख्या 93/ 263 के निकट 
स्थित बाय लेन के जंक्शन तक जाती है । 
इसके बाद इस वार्ड की सीमा बाय लेन 
और गांधीगंज रोड के जंक्शन के 
पश्चिमी किनारे के साथ- साथ उत्तर - पूर्व 
दिशा में जाती है और गांधीगंज रोड के 
उत्तरी किनारे को सर्वेक्षण संख्या 
93/ 191 के दक्षिण -पश्चिमी किनारे पर 
छती हैं । इसके बाद यह सर्वेक्षण संख्या 
93/191 के पश्चिमी किनारे के साथ 
साथ उत्तर दिशा में जाती है और नए 
स्कूल भवन सर्वेक्षण संख्या 93 /119 
भाग के पश्चिमी किनारे से गुजरते हुए 
पिपरिया रोड पर छावनी यूरिनल के 
उत्तर -पूर्वी कोने पर मिलती हैं । इसके 
बाद इस वार्ड की सीमा पिपरिया रोड 
के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ दक्षिण 
पश्चिम दिशा में गोपालगंज रोड और 
पिपरिया रोड के जंक्शन तक जाती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा गोपाल 
गंज रोड के पूर्वी किनारे के साथ - साथ 
उत्तर- पश्चिम दिशा में बाज़ार सीमा 
स्तंभ 6 तक जाती है । इसके बाद यह 
उत्तर- पूर्व दिशा की ओर जाती है और 
बृंदावन खोह बिंदु से गुजरते हुए 
छावनी सीमा स्तंभ संख्या 2 पर 
मिलती है जो इस वार्ड का प्रारंभिक 
बिंदु है । 


अनुसूचित 
जनजातियों के 
लिए आरक्षित 


इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा स्तंभ 
संख्या 3 से प्रारंभ होती है और छावनी 
सीमा स्तंभ संख्या 4 और 5 से गुजरते 
हुए छावनी सीमा के साथ - साथ पूर्व 
दिशा में छावनी सीमा स्तंभ संख्या 6 
तक जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा छावनी सीमा स्तंभ संख्या 7 और 
8 से गुजरते हुए छावनी सीमा के साथ 
साथ दक्षिण- पश्चिम दिशा में छावनी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


सीमा स्तंभ संख्या 9 तक जाती है। इस 
बिंदु से इस वार्ड की सीमा छावनी 
सीमा के साथ- साथ उत्तर - पूर्व दिशा में 
छावनी सीमा स्तंभ संख्या 10 तक 
जाती है। इसके बाद , यह छावनी सीमा 
के साथ -साथ दक्षिण पूर्व दिशा में 
छावनी सीमा स्तंभ संख्या 11 से 
गुजरते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 
12 तक जाती है। छावनी सीमा स्तंभ 
संख्या 12 से यह सीमा छावनी सीमा 
के साथ - साथ दक्षिण- पश्चिमी दिशा में 
छावनी सीमा स्तंभ संख्या 13, 14, 
15, 16 और 17 से गुजरते हुए छावनी 
सीमा स्तंभ संख्या 18 तक जाती है । 
इसके बाद , यह छावनी सीमा के साथ 
साथ दक्षिण - पूर्व दिशा में छावनी 
सीमा स्तंभ संख्या 19 तक जाती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा छावनी 
सीमा रेखा के साथ -साथ उत्तर -पश्चिम 
दिशा में छावनी सीमा स्तंभ संख्या 20 , 
| 21 , 22 , 23, 24, 25 , 26 और 27 से 
गुजरते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 
28 तक जाती है । सीमा स्तंभ संख्या 
28 से , इस वार्ड की सीमा छावनी बोर्ड 
सीमा के साथ- साथ उत्तर - पश्चिम दिशा 
में सीमा स्तंभ 29 तक जाती है । इस 
बिंदु से इस वार्ड की सीमा छावनी 
सीमा के साथ- साथ पूर्वोत्तर दिशा में 
छावनी सीमा स्तंभ 30, 31, 32 , 33, 
34 और 35 से गुजरती हुई छावनी 
सीमा स्तंभ संख्या 36 तक जाती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा छावनी 
सीमा के साथ- साथ दक्षिण पूर्व दिशा में 
छावनी सीमा स्तंभ संख्या 36ए , 36बी , 
36सी , 36डी से गुजरती हुई छावनी 
सीमा स्तंभ संख्या 36ई तक जाती है । 
इसके बाद इस वार्ड की सीमा छावनी 
सीमा के साथ -साथ पूर्व दिशा में 
छावनी सीमा स्तंभ संख्या 36एफ तक 
जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा छावनी सीमा के साथ- साथ 
उत्तर- पूर्व दिशा में छावनी सीमा स्तंभ 
संख्या 36जी से गुजरती हुई छावनी 
सीमा स्तंभ संख्या 36एच तक जाती 
है। इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
उत्तर- पश्चिम दिशा की ओर छावनी 
सीमा स्तंभ संख्या 37 तक जाती है । 
इसके बाद यह छावनी सीमा के साथ 
साथ पूर्वी दिशा में छावनी सीमा स्तंभ 
संख्या 38 तक जाती है । इस बिंदु से इस 
वार्ड की सीमा छावनी सीमा के साथ 
साथ उत्तर -पश्चिमी दिशा में छावनी 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सीमा स्तंभ संख्या 39 , 40, 41 , 42 , 
43 और 44 से गुजरते हुए सीमा स्तंभ 
45 तक जाती है। इस बिंदु से वार्ड की 
सीमा पूर्वोत्तर दिशा में छावनी सीमा 
रेखा के साथ - साथ सीमा स्तम्भ संख्या 
46, 47 और 48 से होकर गुजरती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा पूर्वोत्तर 
दिशा में छावनी सीमा के साथ -साथ 
उस बिन्दु तक जाती है जहां छावनी 
सीमा , छावनी सीमा स्तंभ संख्या 48 से 
111 मीटर की दूरी पर छावनी बोर्ड 
सीमा के साथ पुलिस स्टेशन रोड़ को 
काटती है। इसके बाद इस वार्ड की 
सीमा पुलिस स्टेशन रोड़ के दक्षिणी 
किनारे के साथ - साथ पूर्व दिशा में उस 
बिन्दु तक जाती है जहां करिअप्पा 
कंपनी की सीमा पुलिस स्टेशन रोड़ को 
छूती है। इसके बाद , यह करिअप्पा 
कंपनी की सीमा के साथ -साथ दक्षिण 
दिशा में जाती है और करिअप्पा कंपनी 
की सीमा के साथ -साथ उस बिन्दु तक 
जाकर दक्षिण -पूर्व दिशा में मुड़ जाती है 
जहां करिअप्पा कंपनी की सीमा झील 
की पश्चिम सीमा से मिलती है । इसके 
बाद, वार्ड की सीमा झील की पश्चिम 
सीमा के साथ उत्तर -पश्चिम दिशा में 
जाती है और झील की सीमा के साथ 
उस बिन्दु तक जाकर पूर्व दिशा में 
मुड़ती है जहां झील की सीमा करिअप्पा 
कंपनी सीमा से मिलती है। इसके बाद , 
यह करिअप्पा कंपनी की सीमा के साथ 
उत्तर दिशा में उस बिंदु तक जाती है 
जहां करिअप्पा कंपनी की सीमा पुलिस 
स्टेशन रोड़ से मिलती है । फिर यह 
दक्षिण -पूर्व दिशा में पुलिस स्टेशन रोड़ 
के दक्षिणी किनारे के साथ-साथ पुलिस 
स्टेशन रोड़ और तिथवाल रोड़ के 
जंक्शन तक जाती है । इसके बाद , यह 
दक्षिण - पश्चिम दिशा में तिथवाल रोड़ 
के उत्तरी किनारे के साथ - साथ उस बिंदु 
तक जाती है जहां तिथवाल रोड़ 
महादेव रोड़ को पार करती है । इस बिंदु 
से इस वार्ड की सीमा दक्षिण -पूर्व दिशा 
में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस रोड़ के 
पश्चिमी किनारे के साथ सेना शिक्षा केंद्र 
रोड़ और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस 
रोड़ के जंक्शन तक जाती है। इस बिंदु 
से इस वार्ड की सीमा दक्षिण - पश्चिम 
दिशा में सेना शिक्षा केंद्र रोड़ के दक्षिणी 
किनारे के साथ -साथ जाती है और 
उत्तर-पूर्वदिशा में सेना शिक्षा केंद्र रोड़ 
के उत्तरी किनारे के साथ - साथ पुलिस 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


प्रशिक्षण स्कूल रोड़ और सैन्य अस्पताल 
रोड़ के जंक्शन तक जाती है। इसके 
बाद, यह पूर्वोत्तर दिशा में सैन्य 
अस्पताल रोड़ के दक्षिणी किनारे के 
साथ -साथ सर्वेक्षण संख्या 174 के 
दक्षिण-पूर्वी किनारे तक आगे बढ़ती है । 
इसके बाद , इस वार्ड की सीमा उत्तर 
पूर्व दिशा में केंद्रीय विद्यालय 
छात्रावास के दक्षिण -पूर्वी कोने तक 
जाती है । इसके बाद, इस वार्ड की सीमा 
दक्षिण - पश्चिम दिशा में केंद्रीय विद्यालय 
छात्रावास के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक 
उस बिन्दु तक जाती है जहां केन्द्रीय 
विद्यालय रोड़ बैनगंगा नाले को पार 
करती है। इसके बाद , यह पूर्वोत्तर दिशा 
में बैनगंगा नाले के दक्षिणी किनारे के 
साथ आगे बढ़ती है जहां नाला 
सैनीटोरियम रोड़ को पूर्व की ओर पार 
करता है। इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा केंद्रीय विद्यालय रोड़ के पूर्वी 
किनारे के साथ - साथ केन्द्रीय विद्यालय 
रोड़ और चुसूल कंपनी रोड़ के जंक्शन 
तक जाती है । इसके बाद , इस वार्ड की 
सीमा चुसूल कंपनी रोड़ के पूर्वी किनारे 
के साथ - साथ चुसूल कंपनी की सीमा 
अर्थात सर्वेक्षण संख्या 118 तक जाती 
है । इसके बाद , इस वार्ड की सीमा 
चुसूल कंपनी की सीमा अर्थात सर्वेक्षण 
संख्या 118 के साथ -साथ पूर्वोत्तर दिशा 
में पिपरिया रोड़ तक जाती है। इसके 
बाद, इस वार्ड की सीमा दक्षिण - पश्चिम 
दिशा में पिपरिया रोड़ के पश्चिमी 
किनारे के साथ - साथ चुसूल कंपनी रोड़ 
और पिपरिया रोड़ के जंक्शन तक 
जाती है । इसके बाद , इस बिंदु से इस 
वार्ड की सीमा दक्षिण - पश्चिम दिशा में 
चुसूल कंपनी रोड़ के पश्चिमी किनारे के 
साथ - साथ केन्द्रीय विद्यालय रोड़ और 
चुसूल कंपनी रोड़ के जंक्शन तक जाती 
है । इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
दक्षिण -पूर्व दिशा में केन्द्रीय विद्यालय 
रोड़ के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ 
जाती है, जहां केन्द्रीय विद्यालय रोड़ 
बैनगंगा नाले को पार करती है। इस 
बिंदु से इस वार्ड की सीमा दक्षिण 
पश्चिम दिशा में बैनगंगा नाले के उत्तरी 
किनारे के साथ -साथ छावनी बाज़ार 
सीमा स्तंभ संख्या 14 तक जाती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा उत्तर 
पश्चिम दिशा में सर्वेक्षण संख्या 
93/312 के उत्तर-पूर्वी कोने से गुजरते 
हुए भगत सिंह रोड़ और अरविंद रोड़ 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


के जंक्शन तक जाती है । इसके बाद , यह 
उत्तर - पूर्व दिशा में अरविंद रोड़ के 
दक्षिणी किनारे के साथ - साथ बाजार 
सीमा स्तंभ संख्या 13 तक जाती है । 
इसके बाद , यह उत्तर - पूर्व दिशा में 
बाजार सीमा स्तंभ संख्या 12 तक 
जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
उत्तर दिशा में स्कूल रोड़ के पूर्वी किनारे 
के साथ- साथ पिपरिया रोड़ और स्कूल 
रोड़ के जंक्शन तक जाती है। इसके बाद 
इस वार्ड की सीमा उत्तर- पूर्व दिशा में 
पिपरिया रोड़ के उत्तरी किनारे के 
साथ -साथ चुसूल रोड़ और पिपरिया 
रोड़ के जंक्शन तक जाती है और इस 
बिंदु से इस वार्ड की सीमा उत्तर 
पश्चिमी दिशा में छोटी अंबा माई मंदिर 
के पूर्वी किनारे सर्वेक्षण संख्या 106, जो 
इस वार्ड का प्रारंभिक बिंदु है , से गुजरते 
हुए सीमा स्तंभ संख्या 3 तक जाती है । 


इस वार्ड की सीमा छावनी 
सीमा स्तम्भ संख्या 1 से प्रारम्भ होती 
है और छावनी सीमा के साथ - साथ 
उत्तर- पूर्व दिशा में छावनी सीमा स्तम्भ 
संख्या 2 तक जाती है । इस बिंदु से इस 
वार्ड की सीमा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 
बृंदावनखोह से गुजरती हुई छावनी 
बाजार सीमा स्तंभ संख्या 6 तक जाती 
है । इसके बाद , यह छावनी बाजार 
सीमा के साथ - साथ उत्तर- पश्चिम दिशा 
में बाजार सीमा स्तंभ संख्या 5 तक 
जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
दक्षिण - पश्चिम दिशा में छावनी बोर्ड 
सीमा के साथ -साथ बाजार सीमा स्तम्भ 
संख्या 4 से गुजरते हुए बर्की कंपनी के 
दक्षिण-पूर्वी कोने तक जाती है। इस 
बिंदु से इस वार्ड की सीमा पुलिस 
स्टेशन रोड़ के पूर्वी किनारे के साथ 
साथ दक्षिण -पूर्व दिशा में पुलिस स्टेशन 
रोड़ और तिथवाल रोड़ के जंक्शन तक 
जाती है । इसके बाद , यह दक्षिण - पश्चिम 
दिशा में तिथवाल रोड़ के दक्षिणी 
किनारे के साथ - साथ उस बिंदु तक 
जाती है जहां तिथवाल रोड़ और 
बैनगंगा नाला मिलते हैं । इसके बाद , 
इस वार्ड की सीमा दक्षिण - पूर्व दिशा में 
बैनगंगा नाले के उत्तरी किनारे के साथ 
साथ उस बिन्दु तक जाती है जहां 
केन्द्रीय विद्यालय रोड़ बैनगंगा नाले को 
पार करती है । इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा उत्तर -पश्चिम दिशा में केन्द्रीय 
विद्यालय रोड़ के पश्चिमी किनारे से 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


केंद्रीय विद्यालय रोड़ और चुसूल कंपनी 
रोड़ के जंक्शन तक जाती है। इसके 
बाद , इस वार्ड की सीमा उत्तर- पूर्व 
दिशा में चुसूल कंपनी रोड़ के पश्चिमी 
किनारे के साथ- साथ चुसूल कंपनी रोड़ 
और पिपरिया रोड़ के जंक्शन तक 
जाती है । इस बिन्दु से इस वार्ड की 
सीमा उत्तर- पूर्व दिशा में पिपरिया रोड़ 
के साथ - साथ सर्वेक्षण संख्या 118 
अर्थात चुसूल कंपनी के उत्तर-पूर्वी कोने 
तक जाती है। इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा दक्षिण -पूर्व दिशा में सर्वेक्षणक्षण 
संख्या 118 अर्थात चुसूल कंपनी की 
सीमा के साथ - साथ चुसूल कंपनी रोड़ 
के पूर्वी किनारे तक जाती है। इस बिंदु 
से इस वार्ड की सीमा दक्षिण -पश्चिम 
दिशा में चुसूल कंपनी रोड़ के पूर्वी 
किनारे के साथ -साथ चुसूल कंपनी रोड़ 
और केंद्रीय विद्यालय रोड़ के जंक्शन 
तक जाती है । इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा दक्षिण - पूर्व दिशा में केंद्रीय 
विद्यालय रोड़ के उत्तरी किनारे के 
साथ - साथ उस बिन्दु तक जाती है जहां 
केन्द्रीय विद्यालय रोड़ बैनगंगा नाले को 
पार करती है । इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा दक्षिण -पश्चिम दिशा में केन्द्रीय 
विद्यालय छात्रावास के उत्तरी किनारे 
के साथ-साथ केंद्रीय विद्यालय 
छात्रावास के उत्तर - पश्चिमी कोने तक 
जाती है। इस बिन्दु से इस वार्ड की 
सीमा दक्षिण - पश्चिम दिशा में केंद्रीय 
विद्यालय छात्रावास की सीमा के साथ 
साथ केन्द्रीय विद्यालय छात्रावास के 
दक्षिण -पूर्वी कोने तक जाती है। इसके 
बाद, इस वार्ड की सीमा दक्षिण-पश्चिम 
दिशा में सर्वेक्षण संख्या 174 के दक्षिण 
पूर्वी कोने तक जाती है । इस बिंदु से इस 
वार्ड की सीमा पश्चिम की ओर मुड़ती है 
और मिलिट्री अस्पताल रोड़ के दक्षिणी 
किनारे पर मिलती है और मिलिट्री 
अस्पताल रोड़ के दक्षिणी किनारे के 
साथ -साथ चलती हुई मिलिट्री 
अस्पताल रोड़ और पुलिस प्रशिक्षण 
स्कूल रोड़ के जंक्शन तक जाती है । 
इसके बाद, इस वार्ड की सीमा सेना 
शिक्षा केन्द्र रोड़ के उत्तरी किनारे के 
साथ -साथ जाती है और उत्तर - पूर्व दिशा 
में मुड़कर सेना शिक्षा केन्द्र रोड़ दक्षिण 
किनारे के साथ - साथ एम.ई. एस . रोड़ 

और सेना शिक्षा केन्द्र रोड़ के जंक्शन 
तक जाती है । इस बिंदु से इस वार्ड की 
सीमा उत्तर दिशा में मिलिट्री 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इंजीनियरिंग सर्विस रोड़ के पश्चिमी 
किनारे के साथ - साथ मिलिट्री 
इंजीनियरिंग सर्विस रोड़ और महादेव 
रोड़ के जंक्शन तक जाती है। इसके 
बाद, इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
तिथवाल रोड़ के पश्चिमी किनारे के 
साथ - साथ उस बिंदु तक जाती है जहां 
तिथवाल रोड़ बैनगंगा नाले को पार 
करती है। इसके बाद , यह उत्तर - पूर्व 
दिशा में तिथवाल रोड़ के पश्चिमी 
किनारे के साथ - साथ पुलिस स्टेशन रोड़ 
और तिथवाल रोड़ के जंक्शन तक जाती 
है । इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा 
उत्तर- पश्चिम दिशा में पुलिस स्टेशन 
रोड़ के पश्चिमी किनारे के साथ - साथ 
उस बिन्दु तक जाती है जहां करिअप्पा 
कंपनी की सीमा पुलिस स्टेशन रोड़ से 
मिलती है । इसके बाद , इस वार्ड की 
सीमा करिअप्पा कंपनी की सीमा के 
साथ -साथ उस बिन्दु तक दक्षिण - पश्चिम 
दिशा में जाती है जहां करिअप्पा कंपनी 
की सीमा झील की सीमा से मिलती है । 
इस बिंदु से इस वार्ड की सीमा झील 
सीमा के साथ -साथ पश्चिम दिशा में 
जाती है और झील सीमा के साथ - साथ 
उस बिन्दु पर दक्षिण - पूर्व दिशा में जाती 
है जहां झील की सीमा करिअप्पा सीमा 
के पश्चिमी किनारे से मिलती है। इस 
बिंदु से इस वार्ड की सीमा पश्चिम दिशा 
में करिअप्पा कंपनी की सीमा के साथ 
साथ जाती है और फिर उस बिन्दु पर 
उत्तर दिशा में मुड़ जाती है जहां 
करिअप्पा कंपनी की सीमा पुलिस 
स्टेशन रोड़ से मिलती है। इस बिंदु से 
इस वार्ड की सीमा पश्चिम दिशा में 
पुलिस स्टेशन रोड़ के दक्षिणी किनारे के 
साथ -साथ उस बिन्दु तक जाती है जहां 
पुलिस स्टेशन रोड़ 111 मीटर की दूरी 
पर छावनी सीमा के साथ स्तम्भ संख्या 
48 से मिलती है। इस बिंदु से सीमा 
उत्तर - पूर्व दिशा में छावनी सीमा के 
साथ -साथ सीमा स्तंभ संख्या 49 और 
50 से गुजरते हुए छावनी सीमा स्तम्भ 
संख्या 1 तक जाती है जो इस वार्ड का 
प्रारंभिक बिन्दु है । 


[ फा . सं. 76/ 38 /पचमढ़ी/ सी/डीई/ 119/ एफ़ / 2017 - डी ( क्यू एवं सी )] 

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 4 ] 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th September, 2017 
S . R . O . 29 ( E ). — In pursuance of clause ( d ) of rule 3 and sub -rule ( 3) of rule 5 of Cantonment 
Electoral Rules 2007, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of 
the Government of India , Ministry of Defence , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 4 dated the 23rd November, 2007 vide S . R .O . 10 (E ) dated the 23 d November, 2007, namely : 

In the said notification , in the Table , for Serial number 20 relating to “ Pachmarhi” and the entries 
relating thereto , the following shall be substituted , namely : - 

TABLE 


Boundaries of Ward 


Serial Name of 
number Cantonment 


Total 
number 
of Wards 


Ward 
number 


Ward 
number 
reserved for 
Scheduled 
Castes 


Ward 
number 
reserved for 
Scheduled 
Tribes 


(3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


(1) 
“ 20 . 


(2) 
Pachmarhi 


1 


Schedule of Boundary 
The boundary of this ward 
starts from bazaar boundary 
Pillar number 11 situated on 
southern edge of Pipariya 
Road and Junction of Pipariya 
Road and Jay Prakash Road . 
From this point the boundary 
of this ward runs in north 
eastern direction alongwith 
Southern edge of Pipariya 
Road upto the north east 
corner of urinal. From this 
point boundary of this ward 
runs towards south direction 
and meets on south west 
corner of Survey number 
93 / 191 on northern edge of 
Gandhi Ganj Road . From this 
point the boundary of this 
ward runs south eastern the 
direction upto the point where 
Bye lane (B . L .) meets at 
Gandhi Ganj Road . (upto the 
junction of bye lane and 
Gandhi Ganj Road). From this 
point the boundary of this 
ward runs towards south 
easterly direction alongwith 
western edge of bye lane 
( B .L .) upto the point where 
Bye lane intersects Arvind 
Road . From this point the 
boundary of this ward crosses 
the Arvind Road and runs 
towards south western side 
alongwith southern edge of 
Arvind Road upto the junction 
of Bhagat Singh Road and 
Arvind Road at the eastern 
edge. From this point the 


[ TT II – qus 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


boundary of this ward runs 
along with eastern edge of 
Bhagat Singh Road and goes 
up to south west corner of 
Survey number 93 / 310 . 
Thereafter, it runs along with 
southern edge of Survey 
number 93/310 in easterly 
direction and meets at 
Cantonment boundary Pillar 
number 14 . From this point the 
boundary of this ward runs 
south westerly direction along 
with western edge of 
Bainganga Nallah up to the 
Junction of Patel Road and 
Pipariya Road where 
Bainganga nallah crosses the 
pipariya road . From this point 
the boundary of this ward runs 
in easterly direction along with 
southern edge of Patel Road 
up to the Junction of Patel 
Road and Bhagat Singh Road . 
Thereafter, it goes towards 
northerly direction along with 
western edge of Bhagat Singh 
Road up to the Junction of 
Bhagat Singh Road and 
Arvind Road. From this point 
the boundary of this ward runs 
south westerly direction along 
with southern edge of Arvind 
Road up to the Junction of 
Arvind Road and Jay Prakash 
Road . From this point the 
boundary of this ward runs 
towards northerly direction 
along with eastern edge of Jay 
Prakash Road and meets on 
Bazar boundary Pillar number 
11 situated on junction of Jay 
Prakash Road and Pipariya 
Road which is the starting 
point of this ward . 


The boundary of this ward 
starts from Junction of Arvind 
Road and Pipariya Road . From 
this point the boundary of this 
ward runs towards easterly 
direction along with southern 
edge of Arvind Road up to the 
Junction of Arvind Road and 
Jay Prakash Road . From this 
point it crosses the Jay Prakash 
Road and meets at the eastern 
at eastern edge of Jay Prakash 
Road . From this point the 
boundary of this ward runs 
towards southerly direction 
along with eastern edge of J.P . 
Road and goes up to Junction 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 4 ] 


of Baldeo Singh Road and Jay 
Prakash Road. From this point 
the Boundary of this ward runs 
southerly direction along with 
eastern edge of Baldeo Singh 
Road up to the Junction of 
Patel Road and Baldeo Singh 
Road . From this point the 
boundary of this ward runs 
along with southern edge of 
Patel Road in westerly 
direction up to the Junction of 
Patel Road and Pipariya Road . 
From this point the boundary 
of this ward runs northerly 
direction along with eastern 
edge of Pipariya Road up to 
the Junction of Arvind Road 
and Pipariya Road which is the 
starting point of ward number 


The boundary of this ward 
starts from the Junction of 
Arvind Road and Jay Prakash 
Road . From this point the 
boundary of this ward runs in 
easterly direction along with 
southern edge of Arvind Road 
up to Junction of Bhagat Singh 
Road and Arvind Road . From 
this point the Boundary of this 
ward runs southerly direction 
along with western edge of 
Bhagat Singh Road up to the 
Junction of Bhagat Singh Road 
and Patel Road . From this 
point the boundary of this 
ward runs westerly direction 
along with southern edge of 
Patel Road up to the Junction 
of Patel Road and Baldeo 
Singh Road . From this point 
the boundary of this ward runs 
in northerly direction along 
with eastern edge of Baldeo 
Singh Road up to the Junction 
of Arvind Road and Jay 
Prakash Road i.e. the starting 
point of this ward . 


The Boundary of this ward 
starts from Bazaar boundary 
Pillar number 05 . From this 
point the boundary of this 
ward runs in north easterly 
direction along with bazaar 
boundary upto bazaar 
boundary Pillar number 06 . 
Thereafter , the boundary of 
this ward runs in south easterly 
direction along with eastern 
edge of Gopal Ganj Road upto 
the junction point of Pipariya 


[ 471 II - QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Road and Gopal Ganj Road . 
Thereafter, it runs in north 
easterly direction along with 
southern edge of Pipariya 
Road upto the junction of Jai 
Prakash Road and Pipariya 
Road . From this point the 
boundary of this ward runs in 
southerly direction along with 
eastern edge of Jai Prakash 
Road upto the junction of jai 
Prakash Road and Arvind 
Road . From the junction of Jai 
Prakash road and Arvind Road 
the boundary of this ward runs 
in south westerly direction 
along with the southern edge 
of Arvind Road upto the 
junction of Pipariya Road and 
Arvind Road . From this point 
the boundary of this ward runs 
in southerly direction along 
with eastern edge of Pipariya 
Road upto the point where 
Pipariya road crosses the 
Bainganga Nallah . Thereafter , 
it runs in north westerly 
direction alongwith eastern 
edge of Bainganga Nallah upto 
the point where Thithwal Road 
crosses the Bainganga Nallah . 
Thereafter, the boundary of 
this ward runs in north easterly 
direction along with southern 
edge of Thithwal Road upto 
the junction of Tithwal Road 
and Police Station Road . From 
this point the boundary of this 
ward runs in north westerly 
direction along eastern edge of 
Police Station Road upto the 
south eastern corner of Burkey 
Company . Thereafter , it runs 
north easterly direction upto 
Bazar boundary Pillar number 
04. From this point, boundary 
of this ward runs north easterly 
direction along Bazaar 
Boundary upto Bazaar 
boundary Pillar number 05 
which is the starting point of 
the boundary of this ward . 
The Boundary of this ward 
starts from Cantonment 
Boundary Pillar number 2 . 
From this point boundary of 
this ward runs eastern 
direction along with 
Cantonment Boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar 
number 3 and from this point 
boundary of this ward runs 


Reserved for 
Scheduled 
Castes 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 4 ] 


towards southern direction up 
to Junction of Pipariya Road 
and chusool road passing 
through eastern edge of Chhoti 
Amaba Mai temple Survey 
number 93 / 106 . Then it runs 
towards west — south 
direction along with northern 
edge of Pipariya Road up to 
Junction of School Road and 
Pipariya Road . From this point 
the boundary of this ward runs 
south eastern direction along 
with eastern edge of School 
Road up to Bazar Boundary 
Pillar number 12 . Then it runs 
in south western direction 
along with Cantonment Bazar 
Boundary up to the point 
where Cantonment boundary 
touches the northern edge of 
the Arvind Road passing 
through the Bazar boundary 
Pillar number 13 . Then after 
the boundary of this ward it 
runs towards south western 
direction along with northern 
edge of Arvind Road up to the 
Junction of bye lane situated 
near the house Survey number 
93 /263. Then the boundary of 
this ward runs in north east 
direction along with western 
edge of bye lane Junction of 
bye lane and Gandhi Ganj 
Road and touches northern 
edge of Gandhi Ganj Road at 
the south west corner of 
Survey number 93 / 191 . Then 
after it runs along with the 
western edge of Survey 
number 93/191 towards north 
direction and meets at Pipariya 
Road at north east corner of 
Cantonment urinal passing 
through the western edge of 
School New Building Survey 
number 93/ 119 Part. Then the 
boundary of this ward runs 
south western direction along 
with southern edge of Pipariya 
Road up to the Junction of 
Gopal Ganj Road and Pipariya 
Road . From this point the 
boundary of this ward runs in 
north west direction along with 
eastern edge of Gopal Ganj 
Road up to Bazar Boundary 
Pillar number 6 . Then after it 
runs towards north east 
direction and meets at 
Cantonment Boundary Pillar 
number 2 passing through the 


[ TT II – QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


point Brindravan Khoh which 
is the starting point of this 
ward . 


Reserved for 
Scheduled 
Tribes 


The Boundary of this ward 
starts from Cantonment 
Boundary Pillar number 3 and 
runs easterly direction up to 
Cantonment Boundary Pillar 
number 6 alongwith 
Cantonment Boundary passing 
through Cantonment Boundary 
Pillar number 4 and 5 . From 
this point the boundary of this 
ward runs south — westerly 
direction along with 
Cantonment boundary up to 
Cantonment boundary Pillar 
number 9 , passing through 
Cantonment Boundary Pillar 
number 7 and 8 . From this 
point the boundary of this 
ward runs in north — easterly 
direction along with the 
Cantonment boundary up to 
Cantonment Boundary Pillar 
number 10 . Thereafter, it runs 
in south easterly direction 
along with Cantonment 
boundary up to Cantonment 
Boundary Pillar number 12 
passing through Cantonment 
Boundary Pillar number 11 . 
From Cantonment Boundary 
Pillar number 12 , the boundary 
runs south westerly direction 
along with the Cantonment 
boundary up to Cantonment 
Boundary Pillar number 18 
passing through Cantonment 
Boundary Pillar numbers 13 , 
14 , 15 , 16 and 17 . Thereafter, 
it runs in south easterly 
direction 

alongwith 
Cantonment Boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar 
number 19 . From this point the 
boundary of this ward runs 
north westerly direction along 
with Cantonment Boundary 
line up to Cantonment 
Boundary Pillar number 28 
passing through Cantonment 
Boundary Pillar numbers 20 , 
21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 and 27 . 
From Boundary Pillar number 
28 , the boundary of this ward 
runs in north westerly 
direction 

alongwith 
Cantonment Board up to 
Boundary Pillar number 29 . 
From this point the boundary 
of this ward runs in north 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 4 ] 


easterly direction upto 
Cantonment Boundary Pillar 
number 36 along with 
Cantonment Boundary passing 
through Cantonment Boundary 
Pillar numbers 30 , 31, 32 , 33, 
34 and 35 . From this point the 
boundary of this ward runs 
south easterly direction 
alongwith Cantonment 
Boundary up to Cantonment 
Boundary Pillar number 36 E 
passing through Boundary 
Pillar numbers 36 A , 36 B , 36 
C and 36 D . Thereafter , it runs 
easterly direction up to 
Boundary Pillar number 36 F 
alongwith Cantonment 
Boundary . From this point the 
boundary of this ward runs in 
north easterly direction up to 
Cantonment Boundary Pillar 
number 36 H passing 
through Cantonment Boundary 
Pillar number 36 G . From this 
point it moves north westerly 
direction upto Cantonment 
Boundary Pillar number 37 . 
Thereafter, it runs in north 
easterly direction alongwith 
Cantonment Boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar 
number 38 . From this point the 
boundary of ward runs 
northern westerly direction 
alongwith Cantonment 
Boundary upto Boundary 
Pillar number 45 
Passing through Cantonment 
Boundary Pillar numbers 39 , 
40 , 41, 42, 43 and 44. From 
this point the boundary of 
ward runs north easterly 
direction 

alongwith 
Cantonment Boundary line 
passing through Cantonment 
Boundary Pillar numbers 46 , 
47 and 48 . From this point the 
boundary of this ward runs in 
north easterly direction 
alongwith Cantonment 
Boundary up the point where 
the Cantonment Boundary 
intersects the Police Station 
Road at distance of 111 meters 
from Cantonment Boundary 
Pillar number 48 alongside 
Cantonment Board Boundary . 
Then the boundary of this 
ward runs in easterly direction 
alongwith southern edge of the 
Police Station Road up to 


[ 471 II - QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


point where the boundary of 
Carriappa Company touches 
the Police Station Road . 
Thereafter, it runs in southern 
direction along with boundary 
of Carriappa Company and 
turns into south easterly 
direction alongside the 
Carriappa Company Boundary 
upto the point where the 
boundary of Carriappa 
Company meets the western 
boundary of the Lake . 
Thereafter, the boundary of the 
ward runs in north westerly 
direction along with the 
western boundary of lake and 
turns in north easterly 
direction alongside lake 
boundary up to the point 
where lake boundary meets 
Carriappa Company boundary . 
Thereafter, it runs in north 
direction along with Carriappa 
Company boundary up to the 
point where Carriappa 
Company boundary meets 
Police Station Road . Then it 
runs in south easterly direction 
along with southern edge of 
Police Station Road up to the 
Junction of Police Station 
Road and Tithwal Road . 
Thereafter, it runs south 
westerly direction along with 
northern edge of Tithwal road 
up to the point where. Tithwal 
road crosses Mahadeo road . 
From this point the boundary 
of this ward runs in east — 
southern direction aiongwith 
western edge of Military 
Engineering Service road up to 
the junction of Army 
Education Centre road and 
Military Engineering Service 
road. From this point the 
boundary of this ward runs in 
south westerly direction 
alongwith southern edge of 
Army Education Centre road 
and turns in north easterly 
direction alongwith northern 
edge of Army Education Road 
up to the junction of Police 
Training School road and 
Military Hospital road . 
Thereafter, it moves north 
easterly direction alongwith 
southern edge of Military 
Hospital road upto south 
eastern corner of Survey 
number 174 . Thereafter, the 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 4 ] 


boundary of this ward runs 
north easterly direction upto 
south - eastern corner of 
Kendriya Vidhyalaya . hostel. 
Thereafter, boundary of this 
ward runs south - westerly 
direction upto south — west 
corner of Kendriya Vidhyalaya 
Hostel up to the point where 
Kendriya Vidhyalaya Road 
crosses Bainganga Nallah . 
Thereafter, it moves north 
easterly direction along with 
southern edge of bainganga 
nallah up to the point where 
nallah crosses the sanitorium 
road on the eastern side. From 
this point the boundary of this 
ward runs along with eastern 
edge of Kendriya Vidhyalaya 
road upto the junction of 
Kendriya Vidhyalaya road and 
Chusool Company Road . 
Thereafter, the boundary of 
this ward runs alongwith 
eastern edge of Chusool 
Company road up to the 
boundary of Chusool 
Company i.e . Survey number 
118 . Thereafter, the boundary 
of this ward runs north - 
easterly direction along with 
boundary of Chusool 
Company i.e . Survey number 
118 upto Pipariya Road . 
Thereafter, the Boundary of 
this ward runs south westerly 
direction along with western 
edge of Pipariya Road up to 
the junction of Chusool 
Company road and Pipariya 
Road . Thereafter, from this 
point boundary of this ward 
moves south westerly direction 
alongwith western edge of 
Chusool Company road upto 
the junction of Kendriya 
Vidhyalaya road and Chusool 
Company road. From this 
point boundary of this ward 
runs in south easterly direction 
alongwith southern edge of 
Kendriya Vidhyalaya road 
upto the point where Kendriya 
Vidhyalaya road crosses 
Bainganga Nallah . From this 
point boundary of this ward 
runs in southern — westerly 
direction alongwith northern 
edge of Bainganga Nallah upto 
Cantonment Bazar Boundary 
Pillar number 14 . From this 
point the Boundary of this 


[ TT II – qus 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ward runs in north westerly 
direction upto the junction of 
Bhagat Singh road and Arvind 
road passing through the north 
eastern corner of Survey 
number 93 /312 . Thereafter, it 
runs in north easterly direction 
alongwith southern edge of 
Arvind road upto Bazar 
Boundary Pillar number 13 . 
Thereafter, it runs north 
easterly direction upto Bazar 
Boundary Pillar number 12 . 
From this point the boundary 
of this ward runs in north 
direction alongwith easterly 
edge of school road upto the 
junction of Pipariya Road and 
School Road . Then after the 
boundary of this ward runs 
north easterly direction along 
with north easterly direction 
along with northern edge of 
Pipariya up the Junction of 
Chusool road and Pipariya 
Road and from this point the 
boundary of this ward runs 
north westerly direction up to 
boundary Pillar number 3 
passing through the eastern 
edge of Chhoti Amba Mai 
temple Survey number 106 
which is the starting point of 
this ward . 


The Boundary of this ward 
starts form Cantonment 
Boundary Pillar number 1 and 
moves in north easterly 
direction along with 
Cantonment Boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar 
number 2. From this point the 
boundary of this ward runs in 
south westerly direction up 
Cantonment Bazar boundary 
Pillar number 6 passing 
through Brindavan Khoh . 
Thereafter, it runs in north 
westerly direction along with 
Cantonment Bazar boundary 
up to bazaar boundary Pillar 
number 5 . From this point the 
boundary of this ward runs 
south westerly direction along 
with Cantonment Board 
Boundary up to south — east 
corner of Burkey company 
passing through bazaar 
boundary Pillar number 4 . 
From this point the boundary 
of this ward runs in south 
easterly direction alongwith 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 4 ] 


eastern edge of Police Station 
Road up to the Junction of 
Police Station Road and 
tithwal road . Thereafter, it runs 
in south westerly direction 
alongwith southern edge of 
Tithwal Road up to the point 
where Tithwal Road meets 
Bainganga Nallah . Thereafter, 
the boundary of this ward 
moves south easterly direction 
along with northern edge of 
Bainganga Nallah up to the 
point where Kendriya 
Vidhyalaya road crosses 
Bainganga Nallah . From this 
point boundary of this ward 
runs north westerly direction 
alongwith the western edge of 
Kendriya Vidhyalaya road up 
to the junction of Kendriya 
Vidhyalaya road and Chusool 
Company road . Thereafter, the 
boundary of this ward runs 
north easterly direction 
alongwith western edge of 
Chusool Company road upto 
the junction of Chusool 
Company road and Pipariya 
Road . From this point 
boundary of this ward runs 
north easterly direction along 
with Pipariya Road up to the 
north east corner of Survey 
number 118 i.e . Chusool 
Company . From this point the 
boundary of this ward runs 
south easterly direction 
alongwith the boundary of 
Survey number 118 i.e . 
Chusool Company upto the 
eastern edge of Chusool 
Company road. From this 
point boundary of this ward 
runs south west direction along 
with eastern edge of Chusool 
Company road up to the 
Junction of Chusool Company 
road and Kendriya Vidhyalaya 
road. From this point the 
boundary of this ward runs 
south east ward direction 
alongwith northern edge of 
Kendriya Vidhyalaya road 
upto the point where Kendriya 
Vidhyalaya road crosses 
Bainganga Nallah . From this 
point the boundary of this 
ward runs south westerly 
direction alongwith northern 
edge of 
Kendriya Vidhyalaya hostel 
upto the north west corner of 


[ 471 II - QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Kendriya Vidhyalaya Hostel. 
From this point boundary of 
this ward runs south westerly 
direction alongwith Kendriya 
Vidhyalaya hostel boundary 
upto the south – eastern 
corner of Kendriya Vidhyalaya 
hostel. Thereafter, the 
boundary of this ward runs in 
south western direction upto 
the south eastern corner of 
Survey number 174 . From this 
point boundary of this ward 
turns west ward and meets on 
southern edge of Military 
Hospital road and runs 
alongwith southern edge of 
Military Hospital road upto the 
junction of Military Hospital 
road and Police Training 
School road . Thereafter, the 
boundary of this ward runs 
alongwith northern edge of 
A . E .C . road and turns in north 
easterly direction along with 
A . E . C . road up to junction of 
M . E .S . Road and A .E .C . Road . 
From this point the boundary 
of this ward runs northerly 
alongwith western edge of 
Military Engineering Service 
road upto the junction of 
Military Engineering Service 
road and Mahadeo road . 
Thereafter , from this point the 
boundary of the this ward runs 
alongwith western edge of 
Tithwal road up to the point 
where, Tithwal road cross 
Bainganga Nallah . Thereafter, 
it runs alongwith western edge 
of Tithwal road in north 
easterly direction upto the 
Junction of Police Station road 
and Tithwal road . From this 
point the boundary of this 
ward runs along with western 
edge of Police Station road in 
north westerly direction upto 
the point where boundary of 
Carriappa Company meets 
Police Station road . 
Thereafter, the boundary of 
this ward runs in south 
westerly direction along with 
boundary of Carriappa 
Company upto the point where 
the Carriappa Company 
boundary meets lake 
boundary. From this point it 
moves in westerly direction 
along with lake boundary and 
turns towards south easterly 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 4 ] 


direction alongwith lake 
boundary upto the point where 
the lake boundary meets 
western edge of Carriappa 
boundary . From this point the 
boundary of this ward runs 
along with boundary of 
Carriappa . Company in 
westerly direction and then 
turns in northern direction up 
the point where carriappa 
company boundary meets with 
Police Station Road . From this 
point the boundary of this 
ward runs along with southern 
edge of police Station Road in 
westerly direction up to the 
point where Police Station 
road meet Cantonment 
boundary at distance 111 
meter from Pillar number 48 
alongwith Cantonment 
boundary. From this point the 
boundary runs in north easterly 
direction passing through 
boundary Pillar numbers 49 
and 50 along with Cantonment 
boundary up to Cantonment 
Boundary Pillar number 1 
which is the starting point of 
this ward ” . 


[F . No.76 /38 /Pachmarhi/C /DE /119 /F /2017 -D ( Q & C ) ] 


MANISH THAKUR , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

ALOK 
KUMAR 
KUIMAD 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2017 .09.27 
20 :45 :48 + 05 30 


